रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 21 , 2017 / फाल्गुन 2 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 21, 2017 /PHALGUNA 2 , 1938 


सं . 495 ] 
No . 495 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 फरवरी, 2017 


का . आ . 557 ( अ ). जबकि केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा (1 ) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण , भाग ।।, खंड 3, उप - खंड ( i) में दिनांक 
18.12. 2015 को का . आ . संख्या 3474 

संख्या 3474 ( अ ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पिलेरु विद्या नगर 
न खंडों में 4- लेन बनाने सहित रारा सं .- 18 के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में परिवर्तित हेत पिलेरु से रायाचोटी 
खंड के किमी 57/ 0 से किमी 88/0 तक रारा सं.-18 के भूमि खंड पर निर्माण ( मौजूदा दो लेन का पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में 
चौड़ीकरण आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित 
भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन दिनांक 
15.05. 2016 के “ द हंस इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र " और दिनांक 15.05 . 2016 के “ आंध्र ज्योति तेलुगु दैनिक समाचार 
पत्र " में प्रकाशित किया गया है ; 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा । 

और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 2) के अनुसरण में , एतद्वारा यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


961 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची 


आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में निर्माण ( मौजूदा दो लेन को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण आदि ) अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन हेतु रारा सं.- 18 के पिलेरु, विद्या नगर , कलाकडा टाउन खंडों में 4-लेन बनाने सहित किमी 57/0 से 
किमी 108/ 850 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन बनाने के लिए भूमि के खंड में पड़ने वाली संरचना सहित अथवा संरचना 

रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


# . 


| भूमि की 
प्रकृति 


क्षेत्रफल( एकड़ | हितबद्ध व्यक्ति का 
र 

नाम 
में ) 


जिले का मंडल का गांव का 

सर्वेक्षण सं . भूमि का 
नाम नाम नाम 

उप - । उप - प्रकार 
विभाजन विभाजन 

से पहले | के बाद 
1 | चित्तूर | कालीकिरी | टी . सांद्रा - | 45 | 45/ 1 | 

ईनम 
वारीपल्ली 

ईनम 


असिंचित 


0.09 


असिंचित 


0.09 


46 


46/1 


ईनम 


| असिंचित 


0 . 86 


टी . माधवी पत्नी 
| सोमाशेखर रेड्डी 
बी . सी . प्रभावतम्मा 
पत्नी गांगी रेड्डी 
| के. वेंकटरमण रेड्डी 
सुपुत्र 
रमणरायना रेड्डी 
| के. वेंकट रेड्डी सुपुत्र 
रंगा रेड्डी 
श्रीमती टी . माधवी 
पत्नी सोमाशेखर 
रेड्डी 


ईनम 


असिंचित 


0.67 


ईनम 


असिंचित 


0.03 


47/ 1 


0 . 45 


आं . प्र . सरकार 


सरकारी । पोरंबोके 
( तालाब ) 


0 . 30 


48/ 1 - 

रजिस्टर के | असिंचित 
अनुसार 
छितराया 


जी . भाष्करा सुपुत्र 
वेंकटरमण 


हुआ 


0 . 30 


रजिस्टर के | असिंचित 
अनुसार 
छितराया 


श्रीमती जी . 
श्रीलक्ष्मी पत्नी जी . 
भाष्करा 


हुआ 


असिंचित 


0 .02 


अज्ञात 


जोड़ 


2. 81 


36 / 1 


36/ 1ए 


पट्टा 


के . वी . 
पल्ली 


। 


असिंचित 


0. 15 


महलरजु 
पल्ली 


पट्टा | असिंचित 


___ 0.01 


पट्टा 


असिंचित 


0. 28 


सी . वेंकटरमण रेड्डी 
सुपुत्र सहदेवा रेड्डी 
आर . वेंकटरमण 
रेड्डी सुपुत्र तिम्मा 
रेड्डी 
जी . सूर्यनारायण 
रेड्डी सुपुत्र 
चिन्नारेडप्पा रेड्डी 
सी . अमरावती पत्नी 
मन मोहन रेड्डी 
नागराज गुप्ता सुपुत्र 
शेषनारायण चेट्टी 


37 / 2 


37 / 2 


डीकेटी 


असिंचित 


___ 0. 08 


378/ 2ए 


378/2ए 


पट्टा 


सिंचित 


0. 08 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


379/ 4 


379/ 4 


सिंचित 


0. 12 


379/1ए 379/ 1ए 


पट्टा 


सिंचित 


0. 08 


| मिनामारेड्डी राजा 
| रेड्डी सुपुत्र सुब्बा रेड्डी 

जी . चिन्नम्मी पत्नी 
मुनेप्प 
| एम . ईश्वर रेड्डी 

सुपुत्र वेंकट रेड्डी 
| सी . मदन मोहन 
रेड्डी सुपुत्र वासुदेवा 


380/ 6ए | 380 / 6ए 


पट्टा | सिंचित 


0. 05 


40 


40/1 | 


पट्टा 


असिंचित 


___ 0. 20 


रेडी 


जोड़ 


1 . 05 


तिम्मापुरम 


618 


618/ 2 


पट्टा 


असिंचित 


0 .08 


| सी . गांगी रेड्डी 
सुपुत्र नारायण रेड्डी 


जोड़ 


0 .08 


कुल जोड़ 


3. 94 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू/ एनएच-12011/18/2015-एपी ( पी -7)] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th February , 2017 


S . O .557 (E ). — Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways S . O . 3474 ( E ) Dated 18. 12. 2015 published in Gazette of India, Extraordinary , 
Part-II, Section - 3 , Sub - Section ( ii ) and issued under Sub - Section (i) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the lands specified in the Schedule annexure to the said Notification for building 
(Widening the existing two lane to two lane with paved shoulders etc .,) Maintenance , management and 
operation of National Highway No - 18 , on the stretch of land converting from Km 57/ 0 to Km 88/ 0 of 
Pileru to Rayachoty section to two lane with paved shoulders including 4 laning in Pileru , Vidhya 
Nagar ,Kalakada town sections in the state of Andhra Pradesh . 


Any where as the substance of the said notification has been published in " The Hans India English 
News Paper " dated 15 .05. 2016 and “ Andhra Jyothi Telugu Daily News Paper " dated 15. 05. 2016 , under 
sub - section ( 3 ) of Section 3A of the said Act; 


And whereas no objections have been received from any person by competent authority . 


And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 


___ And further, in pursuance of sub- section-( 2 ) of section 3D of the side Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


Dry 


Inam 


Govt. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from 
Km 57 /0 to Km 108 /850 Pileru to Rayachoty Section to two lane with paved shoulders including 4 laning in Pileru , 

Vidhya Nagar, Kalakada town sections of the National Highway No. 18 for building (Widening the existing two 
lane to two lane with paved shoulders etc .,) Maintenance , management and operation in the district of Chittoor in 

the State of Andhra Pradesh . 
Si. Name Name of Name of 

Survey Numbers 

Type of Nature Area Name of the Person 
of the the the Village Before After Land 

of (in 

Interested 
District Mandal Subdivision Subdivision 

Land acres ) 
1 Chittoor Kalikiri T . Sandra 

45 45 / 1 Inam 

Dry 

0 . 09 

T .Madhavi W /o 
varipalle 

Somasekhar Reddy 
Inam 

0 .09 B .C Prabhavathamma 

W /o Gangi Reddy 
46 46 / 1 

0 . 86 K .Venkataramana 

Reddy S / o 
K .Ramanarayana 

Reddy 
Inam Dry 0 .67 

K . Venkata Reddy 

S /o Ranga Reddy 
Inam 

Dry 

0 .03 Smt. T.Madhavi W /o 

Somasekhar Reddy 
47 47/1 

Poram 0 .45 | A . P Government 

(Pond ) boke 
48 48/1 Dotted as Dry 0 . 30 | G . Bhaskara Slo 
per a 

Venkataramana 
Register 
Dotted as Dry 0 . 30 Smt. G .Sreelakshmi 
per a 

W /o G . Bhaskara 
Register 

0 .02 Un identified 
Total 

2 .81 
K . V .Palle Mahalrju - 36 / 1 

36 /1A Patta 

0 . 15 C . Venkataramana 
palle 

Reddy S / o Sahadeva 

Reddy 
Patta Dry 0 .01 R .Venkataramana 

Reddy S /o Thimma 

Reddy 
Patta Dry 0 . 28 G .Suryanarayana 

Reddy S / o 
chinnareddeppa 

Reddy 
37 /2 37 /2 DKT Dry | 

C .Amaravathi W /o 

Madan Mohan Reddy 
378/2A 378 /2A 

Patta Wet 

Nagaraja guptha S /o 

Seshanarayana Chetty 
379 / 4 379 /4 Patta Wet 

Minamareddi Raja 
Reddy S /o Subba 

Reddy 
379 / 1A 379 / 1A 

Patta Wet 0 . 08 G . Chinnammi W / o 

Muneppa 
380 /6A 380 /6A Patta Wet | 0. 05 M . Eswar Reddy S /o 

Venkata Reddy 
40 / 1 

Dry 0 . 20 | C . Madan Mohan 

Reddy S /o Vasudeva 

Reddy 

Total 1 .05 
Thimma 

618 / 2 Patta 

Dry 0 .08 C . Gangi Reddy S /o 
puram 

Narayana Reddy 
Total 

0 . 08 
Grand Total 

3 . 94 
[ F . No. RW /NH - 12011 /18 /2015 - AP (P - 7 ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


0 .08 


10.08 


0 . 12 


40 


Patta 


618 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date: 2017 .02 .27 
KUMAR 

16 :28 :18 + 05 30 


